निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 631 ) 


24 कार्तिक 1933 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 15 नवम्बर 2011 


गन्ना उद्योग विभाग 


आदेश 

29 सितम्बर 2011 
सं0 2153 - मे० एम. पी . चीनी इन्डस्ट्रीज लि ., मझौलिया , प० चम्पारण के लिए बिहार ईख ( आपूर्ति एवं 
खरीद का विनियमन ) अधिनियम - 1981 की धारा 31 (1) के अन्तर्गत ग्रामों का आरक्षण आदेश । 

पेराई सत्र 2011 - 12 एवं आगे के वर्षों के लिए ईख आपूर्ति हेतु इस चीनी मिल द्वारा समर्पित आरक्षण 
प्रस्ताव पर सुनवाई दिनांक 30 अगस्त 2011 को हुई । 

सुनवाई के क्रम में एम. पी . चीनी इन्डस्ट्रीज लि . के प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अपने चीनी 
मिल की पेराई क्षमता को 3500TCD से विस्तारित करके 5000TCD किया गया है तथा उपरोक्त के अनुरूप पेराई 
सत्र 2011 - 12 में उनके द्वारा पेराई कार्य किया जायेगा । उन्होंने बताया कि उनके मिल के लिए 187 ग्रामों का 
परम्परागत क्षेत्र गठित है तथा उसके अतिरिक्त गैर - परम्परागत रूप में गोविन्दगंज क्षेत्र के 79 ग्राम, चनपटिया क्षेत्र 
के 8 ग्राम एवं सूरजपुर क्षेत्र के 5 ग्राम कुल 92 ग्राम उनको आरक्षित होते आये हैं जिनका आगामी सत्र के लिए 
आरक्षण अवधि समाप्त हो चुका है । उन्होंने बताया कि उनके परम्परागत क्षेत्र में 118500 एकड़ एवं अपरम्परागत क्षेत्र 
में लगभग 64000 एकड़ कुल 181500 एकड़ कृषि योग्य भूमि है जिसमें 45 लाख क्विंटल गन्ना ( आच्छादन 32. 96 
प्रतिशत में ) मात्र पेराई हेतु उपलब्ध है । उन्हें गन्ने की कमी है । अतः उनके द्वारा पूर्व से आरक्षित ग्रामों से गन्ने की 
खरीद की अनुमति सहित चनपटिया क्षेत्र के अतिरिक्त 11 ग्राम सिकटा क्षेत्र के 4 ग्राम एवं गोविन्दगंज क्षेत्र में 
अतिरिक्त 44 ग्रामों के आरक्षण की मांग की गई है । 

क्षेत्र आरक्षण से सम्बन्धित मझौलिया चीनी मिल के उपर्युक्त माँग पर सुगौली, हरिनगर, नरकटियागंज एवं 
सिधवालिया चीनी मिल द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई । सुगौली चीनी मिल के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके 
द्वारा सुगौली में एक 3500TCD की चीनी मिल, 60KLPD की डिस्टीलरी एवं 20MW विद्युत - सह - उत्पादन इकाई 
की स्थापना की गई है । उनका आरक्षित क्षेत्र मात्र 173 ग्रामों में सीमित है जिससे आगामी पेराई सत्र के लिए उन्हें 
मात्र 22 से 23 लाख क्विंटल ही गन्ना उपलब्ध हो पायेगा जो उनके Viability के दृष्टिकोण से समुचित नही है । 
उपरोक्त के आलोक में उनके द्वारा गोविन्दगंज क्षेत्र के ग्रामों को उनके पक्ष में आरक्षित करने का अनुरोध किया 
गया । 

___ मझौलिया चीनी मिल के चनपटिया एवं सिकटा क्षेत्र के अतिरिक्त ग्रामों के आरक्षण के माँग पर क्रमशः 
नरकटियागंज एवं हरिनगर चीनी मिल प्रतिनिधि द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई एवं बताया गया कि प्रश्नगत ग्राम 
उनको आरक्षित होते आये हैं तथा आगामी पेराई सत्र में उनको गन्ने की कमी के दृष्टिगत ये ग्राम उनके साथ 


बिहार गजट ( असाधारण), 15 नवम्बर 2011 
आरक्षित किया जाना चाहिये । गोविन्दगंज क्षेत्र में 44 अतिरिक्त ग्रामों की माँग पर भी सिधवालिया चीनी मिल 
प्रतिनिधि द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई एवं बताया गया कि ये ग्राम उन्हें पूर्व से आरक्षित होते आ रहें हैं अतः उनके 
गन्ने की अवश्यकता के दृष्टिगत इन ग्रामों का आरक्षण उनके साथ ही रहना चाहिये । 

सुनवाई के दौरान बैठक में उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों के मंतव्य को सुना गया एवं क्षे. वि . परिषदों 
द्वारा की गई अनुशंसाओं का भी अवलोकन किया गया , जिस क्रम में यह परिलक्षित हुआ कि इस चीनी मिल के 
आरक्षित क्षेत्र में मात्र 39 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हेतु उपलब्धता संभावित है । अर्थात् मात्र 30 प्रतिशत आरक्षित 
क्षेत्र में गन्ने का आच्छादन है । अतएव , सधन ईख विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से इस चीनी मिल को अपने 
परम्परागत आरक्षित क्षेत्र में गन्ने का आच्छादन एवं उत्पादन में वृद्वि किये जाने की आवश्यकता है । 

उपलब्ध अतिरिक्त क्षेत्र के दृष्टिगत इस चीनी मिल के क्षेत्र आरक्षण के संदर्भ में निम्न आदेश पारित किये 
जाते हैं : 
1 . गोविन्दगंज क्षेत्र के अंतर्गत 80 ग्रामों को पेराई सत्र 2011 -12 से 2013 - 2014 तक के लिए अपरम्परागत 

रूप से आरक्षित किये जाता हैं । ( सूची संलग्न परिशिष्ट - " क " ) 
2. पूर्व से आरक्षित हो रहे चनपटिया क्षेत्र के 8 ग्राम, सूर्यपुर क्षेत्र के 5 ग्रामों एवं मझौलिया अंचल के 2 ग्रामों 

को पेराई सत्र 2011 - 12 से 2013 - 14 तक के लिए अपरम्परागत रूप से इस चीनी मिल के साथ आरक्षित 
किये जाता है । ( सूची संलग्न - परिशिष्ट - ख ) 
3. पूर्व से स्थापित सटहाँ यूनिट के आसपास गोविन्दगंज क्षेत्र के 30 ग्राम ( सूची संलग्न ) मुक्त रहेंगे । 

( परिशिष्ट - " ग ") 
चनपटिया क्षेत्र से मांगे गये 11 ग्राम , सिकटा क्षेत्र के 4 ग्राम एवं गोविन्दगंज क्षेत्र में अतिरिक्त ग्रामों की 
मांग को व्यवहारिक नही होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है । 

आदेश से , 
विमलानन्द झा , 
ईखायुक्त , बिहार , पटना । 


एम. पी . चीनी इन्डस्ट्रीज लि .,मझौलिया को पेराई वर्ष 2011 - 12 से 2013 - 14 तक अपरम्परागत रूप से 
आरक्षित ग्रामों की सूची : 

परिशिष्ट - " क " 


प्रखण्ड 


क्रमांक 


। 


ग्राम का नाम 


जिला का 

नाम 
पूर्वी चम्पारण 


राजस्व थाना 
संख्या 


अरेराज 


01. 


चटिया ( उत्तरी भाग ) 


ममरखा (टोला भैया ) 


ममरखा 


गुजरवलिया 


खजूरिया 


कमलुआ 


दामोदरपुर 


सिसवा 


होरिल छपरा 


पुरन्दरपुर 


सिरनी 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 नवम्बर 2011 

वेलही 


नगदाहा 


मिश्रोलिया 


बथना 


लोकनाथपुर 


टोलावन पाण्डेय 


सखवाँ 


सरैया 


चैनपुर 


पिपरा 


टिकुलिया 


परसा 


वभनौली 


रामपुर छपकहियाँ 


कौआहा 


मंगूराहा 


ररहिया 


राजेपुर 


मिश्रौलिया 


हरदिया 


लौरिया 


झखरा 


सलहाँ 


कोहवरवा 


बिहार गजट ( असाधारण), 15 नवम्बर 2011 

गुरहाँ 


36. 


37 


इन्दुटोला 


38 . 


भेलानारी 


39 


जितवारपुर 


मोहम्मदपुर 


41 


नवादा, गोविन्दगंज ( पश्चिमी भाग ) 


संग्रामपुर ( पश्चिमी भाग ) 


43 . 


खजूरिया 


44. 


बहादुरपुर 


45 . 


जनेरवा 


पूर्वी चम्पारण 


पहाड़पुर 


46. 


एराजी टिकुलिया 


47. 


टिकुलिया 


48 . 


पहाड़पुर 


49 . 


लखनीपुर 


50 . 


गोवर्धनपुर 


गंगा पीपरा 


52. 


नीरपुर 


53 . 


खैरवा 


54. 


कोटवा 


55 . 


वरकुरवा 


56. 


सोनवल अहिरौलिया 


57 . 


इंगलिश 


वनकटवा 


59 . 


अमवा निजामत 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 नवम्बर 2011 


60 . 


अमवा 


40 


परसौनी 


62 . 


कमाल पीपरा 


63 . 


टिकुलिया 


15 


भाजा छापर 


4 / 


65 . 


बबरईया 


66 . 


वतरवलिया 


बनकटवा 


85 


68. 


रायकररिया 


114 


हरसिद्धि 


69 . 


जगदीशपुर 


70 . 


कृत्तपुर 


71 . 


कृत्तपुर टोला इंगलिश 


72. 


गड्डूपुर 


54 


73. 


माधोपुर 


55 


कृतपुर बन्दोवस्तमी मठिया 


चरहिया 


106 


76 . 


कोईरीपाकर 


107 


हसुआहा 


140 


78. 


बगहा 


112 


रामनगर 


143 


विशुनपुर ननकार 


144 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 नवम्बर 2011 
अपरम्परागत रूप से आरक्षित ग्रामों की सूची : 

___ परिशिष्ट - " ख " 


अंचल का 


क्रमांक 


ग्राम का नाम 


जिला का 

नाम 
प० चम्पारण 


नाम 


राजस्व थाना 
संख्या 
128 


चनपटिया 


01. 


बेतिया डीह 


02. 


129 


03 . 


04 . 


127 
___ 73 

75 


06. 
07 . 
08 . 
09 . 


वानूछापर 
छावनी 
वरोहिया 
मोतीछापर 
भरवलिया 
मथौली 
भंगहा 
पटजीरवा 
मसानढ़ाव 
निमुईया 
सूरजपुर 
श्रीनगर 
परसा केशोवन 


144 
139 
74 
107 
109 


वैरिया 


10. 


11 . 


121 
108 


12. 


13. 


434 


ठकराहा 
मझौलिया 


14 . 


291 


___ 15. 


करमवा 


288 


परिशिष्ट - " ग " 
गोविन्दगंज क्षेत्र में मुक्त 30 ग्रामों की सूची 


क्रमांक 


ग्राम का नाम 


जिला का 

नाम 
पूर्वी चम्पारण 


अंचल का 

नाम 
पहाड़पुर 


राजस्व थाना 
संख्या 


। 


नोनिया 


रघुनाथपुर 


पंडितपुर 


लगुनिया 


मनकरिया 


लॉकाहाँ 


इनारवरवाँ 


बनकट 


विशुनपुर मटियरवा 


10. 


वृती टोला 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 नवम्बर 2011 


सरैया खास 


सरैयाटोला सेनुर 


मंगुराहा 


दुधियाँवा 


एकडेरवा 


अहिरवलिया ( सोनवल ) 


सोनवल सरैया 


सरेयाटोला मठिया 


खैरा चौवे 


खैरवा 


रकवा मंझरिया 


सरहंगी छाप 


बलुआ वृतिटोला 


रेखा सरैया 


टोक वरवलिया 


भरवलिया 


मेझरिया 


तेजपुरवा 


सोनवल 


नौवाडीह 


आदेश से , 
विमलानन्द झा , 
ईखायुक्त , बिहार, पटना । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 631 -571 + 50- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


